निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 526 ) 


13 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
25 अप्रील 2013 


सं0 22 / निसि0 ( मोतिo) - 08 - 04 / 2012 / 496 श्री रतीन्द्र कुमार सिंह , तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता , 
चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहोरी के विरूद्ध विशिष्टी के प्रतिकूल कार्य कराकर लाखो रूपये की लूट खसोट का आरोप 
निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा प्रतिवेदित किया गया जिसके लिए बिहार सरकारी सेवक ( चर्गीकरण 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 ( 2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 119 दिनांक 29.01.13 द्वारा 
विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । 

श्री सिंह के दिनांक 31. 1.13 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूयप उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम 43 बी0 के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

___ गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 526- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


